रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 97 


REGD . NO . D . L.-33004/97. 


17: 


ममयमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( iii ) 
PARTII -- Section 3--- Sub-section (iii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 134 ] 
No. 1341 


नई दिल्ली , बुधवार , मार्च 4, 1998 / फालान 13, 1919 
NEW DELHI,WEDNESDAY,MARCH 4 , 1998 /PHALGUNA 13, 1919 


- 


- 


- 


भारतनिर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 1 मार्च, 1998 


आ . अ. 192( अ ). - - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए,निर्वाचन आयोग, एतदद्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सरकार के प्रत्येक अधिकारी को उन संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग 
आफिसरों की , जिसके अन्तर्गत स्तम्भ ( 2 ) के निम्न ऐसे अधिकारियों के सामने स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट विधान सभा खण्ड निहित है , आन्ध्र प्रदेश राज्य 
से फरवरी - मार्च 1998 में होने वाले लोक सभा के निर्वाधनों में , मतगणना में उनके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसरों 
के रूप में नियुक्त करता है और यह नियुक्तियां उक्त साधारण निर्वाचनों के सम्पन्न होने की तारीख से प्रभावी नहीं रहेगी । 

ये नियुक्तियां सारीख 28 - 01 - 1998 तारीख 23 - 02 - 98 और 27 - 02 - 98 की आयोग की अधिसूचना सं . 434/ आ . प्र./98( 2 ) द्वारा मतगणना के 
उद्देश्य से नियुक्त किए गए सहायक रिटर्निंग आफिसरों के अलावा हैं । 


सारणी 


अपर सहायक रिटर्निंग आफिसर का पदनाम 


विधान सभा खण्ड की 

संख्या और नाम 


204 - घेवेल्ला 


परिवीक्षाधीन उप कलक्टर रंगा रेड्डी जिला । 
तहसीलदार ( लेंड आपरेशन ) कलक्टोरेट 
( कलक्टरी ) रंगारेड़ी जिला 


[ सं. 434/ आ . प्र./98 ( 2 ) ] 

आदेश से , 
बाखू राम , सचिव 


622G.I / 98 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


PART II - - Sực. 3 ( iii ) ] 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st March, 1998 
O . N . 192 (E ). - In exercise of the power conferred by sub - section (1) of Section 22 of the Representation of People 
Act, 1951 (43 of 1951 ), the Election Commission hereby appoints each of the officers ofthe Government specified in column 
(2 ) of the Table given below as Assistant Returning Officers to assist the Returning Officers of the respective Parliamentary 
Constituencies in which the Assembly segments specified in Column ( 1) against such officers in Column (2 ) comprise in , in 
the performance of their functions with respect to the counting of votes in the general elections to the House of the People 
scheduled to be held from the State of Andhra Pradesh in February -March , 1998 and shall cease to be in operation with effect 
from the date of completion of the said general elections, 

These appointments are in addition to the Assistant Returning Officers appointod for counting purpose vide 
Commission s Notification Nos. 434/ AP /98 (2 ) dated 28 -01- 98 , dated 23 -02 -98 and dated 27-02- 98 . 

TABLE 


Number and name of the 

Assembly segment 


Designation of the Additional 

Assistant Returning Officer 


( 1) 


( 2 ) 


204 - Chevella 


Probationery Deputy Collector , 

Ranga Reddy District. 
Tahsildar, (Land Operation ) 

Collectorate, Ranga Reddy District 


[No. 434 / AP /98 ( 2) ] 

By Order, 
BABU RAM , Secy 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Dolhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi- 110054 - - 1999 


